. 


1 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

16 पौष , 1936 ( श० ) 
संख्या 1 राँची, मंगलवार 

6 जनवरी , 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
24 दिसम्बर , 2014 


__ संख्या- 1/ विविध- 823 / 05 का .. 11986 -- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री आर0के0 श्रीवास्तव, भा. प्र. से . ( झाः84) ( अतिरिक्त प्रभार प्रधान सचिव , ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध 
निदेशक, जी . आर. डी . ए.) को भारत सरकार में अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ( Chairman, Airport 

Authority of India ) के पद पर योगदान करने हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2015 के प्रभाव से विरमित किया जाता है 
( भारत सरकार , नागरिक विमानन मंत्रालय , नई दिल्ली का पत्र संख्या- A. V. 24011/1/2014- AAI , दिनांक 19. 12. 2014 
द्रष्टव्य ) । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1 - 50 । 


